रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/ 98 


REGD. NO . D. L.-33004/ 98 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


2148 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 770 ] 
No. 770 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1998 / अग्रहायण 10, 1920 
NEW DELHI, TUESDAY , DECEMBER 1 , 1998 /AGRAHAYANA 10 , 1920 


- -- -- -- - - - - - - - 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अभिसूचमा 

मुम्बई, 1 दिसम्बर, 1998 
प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अधीन आदेश मगध स्टाक 
एक्सचेंज के प्रबंध परिषद् के अधिक्रमण का विस्तार करते हुए । 


का . आ. 1019( अ ). -- अधिसूचना सं . 822( अ ) तारीख 5 दिसम्बर , 1997 के अनुसार , 
मगध स्टाक एक्सचेंज का प्रबंध परिषद् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 08 
दिसम्बर, 1997 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए अतिष्ठित हुआ था और श्री एस . एस . 
धनोआ , भाप्रसे ( सेवानिवृत्त ) को प्रबन्ध परिषद् की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग 
और पालन करने के लिए एक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था । 


मगध स्टाक एक्सचेंज का निरीक्षण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अगस्त 1998 
में संचालित हुआ था , और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह विनिश्चय किया गया है कि 
प्रबंध परिषद् के अधिक्रमण की अवधि एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए उन सुधार 
उपायों को ध्यान में रखते हुए विस्तारित की जाए जो प्रशासक द्वारा आरंभ किए गए थे, 
अभी भी अविरत अनुवर्ती कार्रवाई एक्सचेंज की कार्य - पद्धति को और सरल बनाने के लिए 
अपेक्षित है कि इसे एक व्यवहार्य प्रतिपादना बनाया जा सके , और राज्य में और पूर्वी प्रदेश 
में अधिक संख्या में विनिधानकर्ताओं की अभिरुचि के आकृष्ट हेतु । 


3227G1/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii)] 


ऊपर को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार अधिसूचना संख्या का . आ 573 तारीख 30 
जुलाई, 1992 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 की धारा 4 की 
उप - धारा (3) के साथ पठित प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 की धारा 11 के 
अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मगध स्टाक एक्सचेंज के प्रबंध परिषद् का 
अधिक्रमण एतद्द्वारा 08 दिसम्बर , 1998 से प्रभावी एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए 
विस्तारित किया जाता है और श्री एस. एस . धनोआ, भाप्रसे ( सेवानिवृत्त ) निवासी 40, 
मोनाररिका एन्क्लेव , नई दिल्ली - 110 067 विस्तारित अवधि के लिए प्रबंध परिषद् की सभी 
शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करने के लिए प्रशासक के रूप में बने रहेंगे । 

[ फाइल सं. भाप्रविबो/विधि/ 3138/ 98 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 

Mumbai, the 1st December, 1998 
ORDER UNDER SECTION 11 OF THE SECURITIES CONTRACTS 
( REGULATION) ACT , 1956 EXTENDING THE SUPERSESSION OF THE 
COUNCIL OF MANAGEMENT OF THE MAGADH STOCK EXCHANGE . 


S. O . 1019 ( E). - Vide notification no. 822( E ) dated December 5 , 1997, the Council of 
Management of the Magadh Stock Exchange was superseded by the Securities and 
Exchange Board of India for a period of one year with effect from December 08 , 1997 and 
Shri. S .S Dhanoa , IAS (Retd .) was appointed as an Administrator to exercise and perform 
all the powers and ducies of the Council ofManagement. 


An Inspection of the Magadh Stock Exchange was conducted by Securities and Exchange 
Board of India in August 1998 , and on the basis of the inspection report it has been 
decided that the period of supersession of the Council of Management be extended for a 
further period of one year keeping in view the corrective mcasures which were initiated by 
the Administrator, still require sustained follow up action to further streamline the 
functioning of the exchange so as to make it a viable proposition , and to attract the interest 
of the large number of investors in the state and in the eastern region . 


In view of the above , in exercise of the powers conferred upon me under Section 11 of the 
Securities Contracts ( Regulation ) Act, 1956 read with the Government of India 
Notification number S . O 573 dated July 30 , 1992 and sub -section ( 3 ) of Section 4 of the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 , the supersession of the Council of 
Management of the Magadh Stock Exchange is hereby extended for a 
one year with effect from December 08 , 1998 and Shri S . S . Dhanoa, IAS (Retd ) resident of 
40 , Monararika Enclave , New Delhi - 110 067 will continue as the Administrator to 
exercise and perform all the points and duties of the Council of Management for the 
extended period. 

[ File No . SEBI/ LE/3138/98 ] 

D . R . MEHTA , Chairman 


- - - 


- - 


-- -- - - --- - 


- - 


Printed hy theManager, Govt. ofIndia Press, King Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1998, 


